सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 अग्रहायन 1937 ( श० ) 
संख्या 8 4 1 राँची , मंगलवार 

1 दिसम्बर, 2 0 15 ( ई० ) 
झारखण्ड सरकार कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग 

( सहकारिता प्रभाग 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 

26 नवम्बर , 2015 
संख्या. 01/ स्था0सह0-163 / 2005 सह० 3 0 20 सूचना का अधिकार अधिनियम 
2005 की धारा 5 (2) में निहित प्रावधान के अनुसार संयुक्त सचिव , कृषि, पशुपालन एवं 
सहकारिता विभाग , ( सहकारिता प्रभाग) , झारखण्ड, राँची को प्रथम अपीलीय पदाधिकारी 
नामित किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 
डॉ० नितिन मदन कुलकर्णी, 

सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गज़ट ( असाधारण ) 8 4 1 - 50 । 


